निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 131) पटना,शुचैत्र ,1931AUTO 2009 


27 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 17 अप्रील 2009 


( सं० पटना 131 ) 


( सं0 2 / सी0 - 10155 / 08 का0 12385 ) 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


संकल्प 

25 नवम्बर 2008 
श्री राज किशोर लाल , (बि0प्र0से0 ) कोटि क्रमांक 1563 / 04, अंचल अधिकारी अकोढ़ीगोला, जिला - रोहतास 
के विरूद्ध जन शिकायत संबंधी मामले में शिथिलता बरतने जन शिकायत मामलों पर मांगे गये स्पष्टीकरण का 
समय पर उत्तर समर्पित नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने संबंधी जिला पदाधिकारी , रोहतास 
द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में सरकार द्वारा श्री लाल , (बि0प्र0से0 ) को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

2. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के कंडिका 9(1 ) में 
निहित प्रावधानों के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए श्री लाल को निलंबित किया 
जाता है । 

3. निलंबित अवधि में श्री लाल का मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय , मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया 
जाता है । 

4. श्री लाल को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 
के नियम 10 में निहित प्रावधानों के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

5. श्री लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबंधी संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति श्री राज किशोर लाल, (बि०प्र०स० ) एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 131 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 


